सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 766 राँची, गुरुवार , 


3 अक्टूबर, 2019 (ई ० ) 


, 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
13 सितम्बर, 2019 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो ०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक -05.09.19 में मद संख्या -17 के रूप में लिये गये निर्णय के 

आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या -965/ रा ०, दिनांक -08.03.19 में अंकित खाता संख्या-17 

के स्थान पर खाता संख्या -20 करने के संबंध में । 
आदेशः स्वीकृत । 

संचिका संख्या -5/ स भू ० गोड्डा ( FCI)-233/18-3467/ रा०,-- इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती 
है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-965 / रा 0 , दिनांक -08.03.19 की अन्य सभी शर्ते यथावत् रहेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 766 -- 50 


